1792 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 24 , 1986 ( ASAR . 3 , 1908 SAKA) 


[ PARTI 


दिनांक 16 जून , 1986 


सं ० प्रो ० वि ०/भिवानी/ 62-86,20 127.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० के ० सी ० टैक्सटाईल 
लि ० , जीन्द , के श्रमिक श्री भाग नारायण, डिफेंस कालौनी कोठी नं . 4401 जीन्द , तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछंनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3- धम , दिनांक 18 अप्रैल, 198 5, द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादपस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है. या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री भाग नारायण , की सेवा समाप्त की गई है ? या उसने गर हाजिर होकर नौकरी से पुर्नग्रहणाधिकार 
खोया है, इस बिन्द पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 17 जून , 1986 
सं , प्रो ० वि ०/भिवानी/ 19-86 / 20300 --- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० माकिट कमेटी चरखी 
दादरी , के श्रमिक श्री बलजीत सिंह , गांव छिराईया , तहः दादरी , जिला भिवानी , तथा उसके , बन्धको के बीच इसमें इसकं 
बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


-- 


और कि हरियाणा के राजपाल विवाद को न्यायनिर्णय रेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ गटित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे संगत 
या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से मसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : - 
क्या श्री बलजीत सिंह, पुत्र श्री चरण सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत 

का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ० /भिवानी/ 20 320.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म . प्रशामक माकिट कमेटी , चरखी 
दादरी , भिवानी, के श्रमिक श्री राजा राम माहाला जीवन हाऊस जैन मार्ग. चरखी दादरी , भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना संख्या 9641-1- श्रम-78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा ? के अधीन गठित श्रम न्यायालय . रोहतक , को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिषं य एव पंचाट तीन मास मे देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राजा राम, पुत्र श्री हनुमान सिह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस 

राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ०वि ०/ रोहतक / 2-86/ 20 327.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैल (1 ) परिवहन प्रायुक्त , हरियाणा 
चण्डीगढ़ , ( 2 ) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, रोहतक के श्रमिक श्री राम कुमार, पुत्र श्री चन्दगी राम, गांव व डा ० गुडढ़ा 
जिला रोहतक , तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यान इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9541. 1-8478! 32573. दिनांक 
6 नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे 


PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ., JUNE 24, 1986 (ASAR. 3, 1908 SAKA ) 


1793 


सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों 
तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राम कुमार, पुत्र श्री चन्दगी राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह 

fany TEC PT ? 


Toato 

TIT , 
उप- सचिव , हरियाणा सरकार , 

* Foreni + 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDING AND ROADS BRANCH 


Chandigarh Circle 


The 12th June, 1986 
No. SE / PWD /B & R /Channigarh 530 /R .---Whereas it appears to the Governor of Haryana that 
Pland is likely to be taken by the Government, at public expenses, for a public purpose , namely, for LIA 
Papers, U /S IV Link from Tirath Nagar to Harijan Kithprian , Teh . Jagadhri in Ambala district, it is 
hereby notificd that the land described in the specification below is 

required for the aboyo 
purpose . 


This notification is made under the provisions of Section IV of the Land Acquisition Act, 
1894 , to all whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Hapyana, is 
pleased to authorise the officers, for the time being engaged in the undertaking with their 
Servants and workman to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts 
required or permitted by that section . 


Any person interested in the above land , who has any objection to the acquisition of any 
land in the localily may within 30 days of the publication , of this notification , file an objection in 
writing before the the Land Acquisition Collector, Haryana , P. W. D., B. & R. Branch , Ambala . 


+ 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Kasra Nos. 


Locality ! 
Village . 


Hadbast 
No. 


Area 

in 
acres 


Ambala 


Jagadhari 


126 


1.22 


7 


Badi 
Majra 


25 


25 


25 


25 25 25 25 


irī 
1 2 3 A 


احم 
اس 


2 


25 


2 


10 


4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13/1 , 13/2 , 19/1/1 , 
19/1/2 , 19/2 , 21, 22/1 


1794 


HARYANA GOVT GAZ., JUNE 24 , 1986 (ASAR . 3, 1908 SAKA ) 


( PARTI 


District 


Tehsil 


Locality / 
Village 


Hadbast Area in 
No. Acres 


Rectangle /Kila No. 


Do 


Do 


Do 


415 


0.68 


41 


136/2 , 147, 148 , 149 , 150 , 
151, 152, 153/1, 165, 166 , 167/2 , 
168/2 , 


. 


( Sd ). 

Superintending Engineer , 
Chandigarh Circle P. W. D. B & R Branch , 

Chandigarh 


REVENUE DEPARTMENT 


The 17th Junc, 1986 


No. 2254 -STR - 1)-86/18255 . The result of the Department:) Exe mination of the Registration 
Clerks held on 9th : 10th January , 1986 at Rohtak is declared and notified as under:--- 


Sr. No. 


Name of Candidate 


Name of 
District 


Roll No. 


Remarks 
whether 
passed or 
failed 


Sarrshri 


1 


Ambala 


Kiran Pal Singh 


1 


Not appeared 


2 


Do 


Bichha Ram 


2 


Pass in paper 


Nu . II 


3 


Do 


Kailash Chand 


3 


Not appeared 


4 


Do 


Surinder Kumar 


4 


Pass in paper No. 
If and Fail in 


paper Nu. III 


5 


Do 


Joginder Singh 


S 


Pass in 

paper 
Nos, I & III and 
Fail in paper No. 
II 


6 


Do 


Sumer Chand 


6 


Pass in 

paper 
Nos, I, II & III 


7 


Do 


Mam Chand 


7 


Not appeared 


8 


Do 


Raj Kumar Sharma 


8 


Pass in paper No 
II 


9 . 


Do 


Amar Singh Yadav 


9 


Nut appeared 


10 


Do 


Yes Pal Clerk 


10 


Not appeared 


Bbiwani 


Vijay Kumar 


11 


Pass in paper 


No , II 


12 


Do 


Jagdish Chand 


12 


Pass in paper 


No, II 


13 


Do 


Jagdish Chander Kalaria 


13 


Not appeared 


PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 24 , 1986 (ASAR . 3, 1908 SAKA ) 


1795 


Sr. No, 


Name of Candidate 


Roll No. 


Name of 
District 


Remarks 
whether 
passed or 
failed . 


Sarvshri 
Raghbir Singh 


14 


Bhiwani 


14 


Pass in paper Nos . 
I & III and Fail 
in paper No. Il 


15 


Do 


Dariyai Lal 


15 


Not appeared 


16 


Do 


Dharam Vir 


16 


Not appeared 


17 


Do 


Sobha Ram 


17 


18 


Do 


Madan Singh 


18 


Pass in paper Nos . 
MI and Fail in 
paper No. II 
Pass in paper Nos . 
I & III and Fail 
in paper No. II 
Not appeared 


19 


Do 


Suraj Bhan 


19 


20 


Do 


Brij Lal 


20 


Not appeared 


21 


Do 


21 


Smt. Kailash 
Gupta wife of 
Ram Kishan 


Pass in paper Nos 
1 Il and m . 


22 


Sonepat 


Kanwal Singh 


22 


Not appeared 


23 


Do 


Gulshan Rai 


23 


Not appeared 


24 


Do 


Umed Singh 


24 


Result withheld 


25 


Do 


Gopi Chand 


25 


Not appeared 


26 


Do 


Ram Parkash 


26 


Not appeared 


27 


Do 


Dina Nath 


27 


Pass in paper Nos . 
I & III and Fail 
in paper No. II 
Not appeared 


28 


Gurgaon 


Dharam Singh 


28 


29 


Do 


Jan Mohammad 


29 


Not appeared 


30 


Rohtak 


Kumari Kushalya 


30 


Fail in paper Nos 
I , II and I 


31 


Do 


Dharam Pal 


31 


Fail in paper Nos . 
I , II and III 


32 


Do 


Uttar Singh 


32 


Fail in paper No. 


1 


33 


Narnaut 


Sultan Singh 


33 


Not appeared 


34 


Do 


Rajinder Lamba 


34 


Fail in paper Nos . 
I, II and III 


35 


Do 


Mahi Pal Singh 


35 


Fail in paper Nos . 
I, II & III 


36 


Do 


Jagdish Chander 


36 


Pass in paper Nos . 
I, II & Fail in paper 
No. III 


37 


Do 


Devi Dayal 


37 


Not appeared 


1796 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 24 , 1986 (ASAR . 3, 1908 SAKA ) 


( PART 1 


S. No. 


Name of Candidate 


Roll No. 


Name of 
District 


Remarks 
whethur 
passed or 
failed 


Sarvshri 


38 


Narnaul 


Satbir Singh 


38 


Not appeared 


39 


Do 


Ashok Kumar 


39 


Not appeared 


40 


Do 


Udmi Ram 


40 


Not appe: red 


41 


Do 


Om Parkash 


41 


Pass in paper Nos . 
I, II and in 


42 


Do 


Kishan Bihari 


42 


Pass in paper No. 1 
and Fail in paper 
Nos , II and 111 
Fail in paper No. 1, 
I and 


43 


Do 


Bijender Singh 


43 


44 


Hissar 


Ad Ram 


44 


Not appeared 


1 


45 


Do 


Sukh Chain Singh 


45 


Pass in paper No. 11 


46 


Sirsa 


Gulab Singh 


46 


Pass in paper Nos, I, 
II and III 


47 


Do 


Ved Parkash 


47 


Pass in paper Nos . 1, 
and 

11 


48 


Do 


Gian Chand 


48 


Pass in paper Nos. I , 
II and III 


49 


Do 


Chandroop 


55 


Fail in paper No. !! 


50 


Faridabad 


Jagdish Chand 


49 


Pass in paper Nos . I & 
TII and Fail in paper 

No. 01 
Fail in paper No. Il 


51 


Do 


Vidya Sagar 


51 


52 . 


Jiad 


Sat 


Narain 


52 


Fail in paper No. Il 
and 
Fail in paper Nos . Il 
& ili 


53 . 


Do 


Vijay Singh 


53 


54 


Do 


Roop Chand 


54 


Fail in paper No. Il 


55 


Do 


Jai Singh 


59 


56 


Do 


Devi Dutt 


50 


Pass in paper No. III 
Pass in paper No. 111 
and Fail in 
Nos. I & II 
(Result withheld ) 


in paper 


57 


Kurukshetra 


Pritam Singh 


56 


58 


Gurgaon 


Som Dutt Sharma 


57 


Fail in paper No. II 


59 


Do 


Shiv Darshan 


58 


Pass in paper No. Il 


L. O. GUPTA , 


Financial Commissioner and Secretary 

to Government, Haryana , 
Revenue Department. 


